निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 भाद्र 1933 ( श० ) 
( सं0 पटना 485 ) पटना , वृहस्पतिवार , 1 सितम्बर 2011 


सं0 2 / सी0 - 10189 / 08 - सा0प्र0 - 9193 


सामान्य प्रशासन विभाग 


संकल्प 


17 अगस्त 2011 
श्री मुमुक्ष कुमार चौधरी (बि0प्र0से0) कोटि क्रमांक 1227 / 08 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी , 
गोविन्दपुर , नवादा के द्वारा इंदिरा आवास के निर्माण में अनियमितता बरतने तथा रोकड़ बही लगभग एक साल तक 
अद्यतन नहीं किये जाने एवं मासिक प्रतिवेदन गलत भेजने जैसे गम्भीर आरोप के आलोक में श्री चौधरी के विरुद्ध 
विभागीय संकल्प संख्या 3116, दिनांक 06 मार्च 2010 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया 
गया तथा विभागीय जाँच आयुक्त , बिहार , पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । संचालन पदाधिकारी, 
विभागीय जॉच आयुक्त, बिहार, पटना ने जॉच प्रतिवेदन में श्री चौधरी के विरुद्ध प्रतिवेदित सभी आरोपों को प्रमाणित 
पाया है । 

श्री चौधरी के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रपत्र क , समर्पित स्पष्टीकारण , जिला पदाधिकारी से प्राप्त मंतव्य 
एवं विभागीय जॉच आयुक्त के द्वारा प्रतिवेदित जॉच प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त बृहत् दण्ड संसूचित करने का निर्णय 
लिया गया , जिसके आलोक में श्री चौधरी से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी । श्री चौधरी द्वारा समर्पित 
द्वितीय कारण पृच्छा में कोई नया तथ्य नहीं पाते हुए उसे अस्वीकृत किया गया । प्रतिवेदित मामले की समीक्षोपरान्त 

श्री चौधरी को निलम्बन से मुक्त करते हुए सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के 
नियम ( 14) के अतंर्गत् निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 1 सितम्बर 2011 
( i) चार वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक । 

(ii ) देय प्रोन्नति की तिथि से अगले पाँच वर्षों तक प्रोन्नति पर रोक । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया 
जाय तथा इसकी प्रति श्री मुमुक्ष कुमार चौधरी, ( बि0प्र0से0) एवं अन्य सम्बंधितों को दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से,, 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 485 - 571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


